इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 464 ] 


भोपाल, मंगलवार , दिनांक 22 नवम्बर 2016 - अग्रहायण 1, शक 1938 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 

आदेश 

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2016 
अधिसूचना क्रमांक 29 - एफ - 1 - 15 - 2016 - अठारह - 3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1) के 
खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा , निम्नलिखित नगरपालिका परिषदों में उनके नाम के सामने 
अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक , जो भी पहले हो तक , एल्डरमेन के 
रूप में नामनिर्दिष्ट करता है: 


स. क्र . 


जिले का नाम 


क्र . 


. क्र . 


नगरपालिका परिषद् 

का नाम 
( 4) 


नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम , पिता/ पति 

का नाम एवं पता 
.. ( 6 ) 


___ ( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


जिला छिंदवाड़ा 


डोंगर परासिया 


श्री गणेश देशमुख, 
श्री सरवन देशमुख, 
वार्ड क्र . 07 चौकी मोहल्ला, बजाज एजेन्सी 
के पीछे, परासिया . 


श्री कालोल दास , 
• श्री सतीश चंद्र दास , 
वार्ड क्र . 20 परासिया . 


श्री रितुराज सरसवार , 
श्री प्रताप सिंह सरसवार, 
वार्ड क्र . 13 बंधा मोहल्ला, परासिया . 


927 


928 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2016 


___ (1 ) 


- ( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) . 


. 


( 6 ) 


श्री उमेश डेहरिया , 
श्री प्रताप सिंह, 
वार्ड क्र . 09 छिंदवाड़ा रोड, परासिया . 


. 


2 


अमरवाड़ा 


श्री सुबोध श्रीवास्तव , 
श्री जगदीश श्रीवास्तव, 
वार्ड क्र . 12 , अमरवाड़ा . 


श्रीमती ब्रज कुमारी, 
श्री गनाराम वर्मा, 
वार्ड क्र . 9, अमरवाड़ा 


श्री राजेश चौरसिया, 
श्री रमेश चौरसिया, 
वार्ड क्र . 06, अमरवाड़ा 


श्री बालकृष्ण साहू, 
श्री निरपत साहू, 
वार्ड क्र . 10, अमरवाडा. 


3 


चौरई 


श्री सुरेश शर्मा, 
श्री रामलखन शर्मा, 
वार्ड क्र . 08 सिवनी रोड चौरई . 


श्री पीर अली, 
श्री शेख बहादुर अंसारी, 
वार्ड क्र . 15 चौरई. 


श्री विनोद जैन , 
स्व . श्री बद्रीप्रसाद जैन, 
वार्ड क्र . 07 चौरई. 


श्री नीलू उर्फ विद्या निर्मलकर, 
श्री शशिकांत निर्मलकर , 
वार्ड नं. 02 माता मोहल्ला चौरई. 


4 


पांढुर्णा 


श्री यशवंत बारंगे, 
श्री उकंडराव बारंगे, 
219 /1 शंकर नगर वार्ड नं. 30 पांढुर्णा. 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2016 


928 ( 1 ) 


- 


अधिसूचना क्रमांक 30 - एफ - 1 - 14 - 2016 - अठारह - 3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा , निम्नलिखित नगर परिषदों में उनके नाम के सामने अंकित 
व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक , एल्डरमेन के रूप में 
नामनिर्दिष्ट करता है : 


स. क्र . 


जिले का नाम 


क्र . 


क्र . 


नगर परिषद् 
... का नाम 

(4) 


नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम , पिता/पति 

का नाम एवं पता 


___ (1) 


(5) 


( 6 ) 


(2) 
जिला अलीराजपुर 


(3) 
1 


भाभरा 


श्री अजय जायसवाल , 
श्री हरीप्रसाद जायसवाल , 
सोनी मोहल्ला भाभरा चंद्रशेखर आजाद नगर 
अलीराजपुर . 


श्री नाथुलाल , 
श्री अमरा , 
मेन रोड विधायक निवास के पास भाभरा 
चंद्राशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर . 


2 


जोबट 


1 


श्री अमृतलाल राठौड़, 
श्री नारायण राठौड़ , 
श्री कृष्ण चौपाटी गांधी मार्ग जोबट . 
श्रीमती अर्चना रानी, 
श्री हेनियल भीमा , 
न्यू क्रिश्चयन कॉलोनी विजय गैस एजेन्सी 
जोबट, जिला अलीराजपुर . 


.. 2 


. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

___ गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


